रजिस्ट्री सं. डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II _ Section 3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 689 ] 
No. 689 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2003/ श्रावण १, 1925 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2003/SRAVANA 9 , 1925 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2003 

आय - कर 
का . आ . 878( अ ) . - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 


द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय- कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 


नियम बनाता है, अर्थात् : 


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( बारहवां संशोधन ) नियम, 2003 है । 


(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे | 


2. आय- कर नियम 1962 में , 


( क ) भाग 6 में ,-- 


( अ) नियम 30 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् : 


2179 GI/ 2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SE .3(ii)] 


" (1 ) धारा 192 से 194, धारा 194क , धारा 194 ख, धारा 194खख , धारा 194ग, धारा 194घ, 


धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च,धारा 194छ,धारा 194ज , धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194 ट, धारा 


195, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के उपबंधों के अनुसार काटी गई सब धनराशियां 


केन्द्रीय सरकार के पास जमा की जाएंगी - 


( क) सरकार द्वारा या उसकी ओर से कटौती की दशा में , उसी दिन ; 
( ख) खंड ( क ) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से कटौती 


की दशा में ,-- 


(i) धारा 193, धारा 194क, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194छ,धारा 


194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 195 , धारा 196क , धारा 196ख, धारा 196ग , 


धारा 196घ के उपबंधों के अनुसार काटी गई धनराशियों की बाबत . 


(1) जहां धारा 193 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में या धारा 194क में 


निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय या धारा 194ग में निर्दिष्ट धनराशि या धारा 1941 में 


निर्दिष्ट बीमा कमीशन के रूप में आय या धारा 194ङ में निर्दिष्ट अनिवासी खिलाड़ियों या 


खेल संगमों को भुगतान , या धारा 194 छ में निर्दिष्ट लाटरी टिकटों के विक्रय पर 


कमीशन, पारिश्रमिक या इनाम के रूप में आय या धारा 194ज में निर्दिष्ट कमीशन या 


दलाली के रूप में आय या धारा 194झ में निर्दिष्ट किराये के रूप में आय, या धारा 


194ञ में निर्दिष्ट वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं की फीस के रूप में आय या धारा 195 में 


निर्दिष्ट ब्याज या कोई अन्य राशि या धारा 196क की उपधारा ( 2) में निर्दिष्ट विदेशी 


कंपनी की आय या धारा 196ख में निर्दिष्ट यूनिटों से आय या धारा 196ग में निर्दिष्ट 


भारतीय कंपनी के विदेशी मुद्रा के बांडों या शेयरों से आय या धारा 196घ में निर्दिष्ट 


प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय किसी व्यक्ति द्वारा उस तारीख को 


जिस तक ऐसे व्यक्ति के लेखा तैयार किए जाएं, पाने वाले के खाते में जमा की जाती 


है, वहां उस मास की समाप्ति के दो महीने के भीतर जिसमें वह तारीख पड़ती है ; 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) किसी अन्य दशा में , उस मास के अंतिम दिन से जिसमें कटौती की जाए , एक सप्ताह 


(ii ) 


के भीतर ; और 

अन्य उपबंधों के अनुसार काटी गई धनराशियों की बाबत उस महीने के अंतिम दिन से 
जिसमें कटौती की जाए. एक सप्ताह के भीतर : 


परंतु निर्धारण अधिकारी,विशेष मामलों में, और संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन से . 
( क ) उप - खंड (i) के अंतर्गत आने वाले मामले में , प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से 


भिन्न, ब्याज के रूप में किसी आय या बीमा कमीशन के रूप में किसी आय या धारा 


194ज में निर्दिष्ट कमीशन या दलाली के रूप में किसी आय में से काटा गया आय- कर 


हर तिमाही में 15 जुलाई, 15 अक्तूबर, 15 जनवरी और 15 अप्रैल को देने के लिए 


किसी व्यक्ति को अनुज्ञा दे सकेगा ; और 


( ख ) उप - खंड ( i) के अंतर्गत आने वाले मामलों में , " वेतन " शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्यकिसी 


आय में से काटा गया आय- कर हर तिमाही में 15 जून , 15 सितम्बर, 15 दिसंबर और 


15 मार्च को देने के लिए किसी नियोजक को अनुज्ञा दे सकेगा । 


( आ ) नियम 37 की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् : 


" सारणी 


क्र . सं . 


विवरणियों की प्रकृति 


प्ररूप सं . 


मास 


(1) 


“ वेतन " में से धारा 192 के अधीन कर की कटौती की 


24 


वार्षिक विवरणी 


“ प्रतिभूतियों पर ब्याज " में से धारा 193 के अधीन, 


“ 26 


जून 


लाभांशों " में से धारा 194 के अधीन, “ प्रतिभूतियों पर ब्याज से 
भिन्न ब्याज " में से धारा 194क के अधीन , “ लाटरियों 


या वर्ग पहेलियों से जीत " में से धारा 194ख के अधीन 


" घुडदौड़ से जीत " में से धारा 194खख के अधीन "किसी 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II — SBC.3(0 ) 


ठेकेदार या उप- ठेकेदार को भुगतान " में से धारा 194ग के 


अधीन, 


“ बीमा कमीशन " में से धारा 194घ के अधीन, 


" राष्ट्रीय बचत स्कीम, आदि के अंतर्गत निक्षेपों की बाबत 


भुगतान " में से धारा 194डङ के अधीन , “ पारस्परिक निधि 


या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के. पुनक्रय के लेखे 


भुगतान " में से धारा 194च के अधीन, “ लाटरी के टिकटों के 


विक्रय पर कमीशन, आदि" में से धारा 194छ के अधीन, 


“किराए " में से धारा 194झ के अधीन, “ वृत्तिक या तकनीकी 


सेवाओं की फीस "मेंसे धारा 1947 के अधीन और यूनिटों की 


बाबत आय में से धारा 194ट के अधीन कर की कटौती की 


वार्षिक विवरणी " | 


( ख) परिशिष्ट 2 में , 


( अ) प्ररूप सं. 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् : 


वर्ष के 


प्ररूप सं . 24 

( धारा 192 और नियम 37 देखिए ) 
आय- कर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के अधीन, 31 मार्च............... को समाप्त होने वाले 

लिए " वेत को वार्षिक विवरणी 
1. ( क ) कर कटौती खाता सं . 
( ख ) स्थायी खाता सं . 
2. ( क ) नियोजक का नाम 


( ख) नियोजक का पता 


फ्लैट / मकान /ब्लाक सं . 


परिसर/ भवन का नाम 
मार्ग/ गली / लेन 


क्षेत्र / परिक्षेत्र 


नगर / शहर /जिला 


राज्य 


पिन कोड 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 * क्या पिछली विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् नियोजक/ वेतन के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पता बदल 


गया है ? जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं 


नियोजक 


हां 


नहीं वेतन के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति 


हां 


नहीं 


* यदि पता बदल गया है तो स्तंभ 2 ( ख)/ 4 ( ख) में बदला हुआ पता दें । 


4 . ( क ) वेतन का संदाय करने 


के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का 


नाम (यदि अब वह नियोजक 


नहीं है) 


( ख ) वेतन का संदाय करने 


के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का 


पता 


फ्लैग मकान / ब्लाक सं. 


परिसर/ भवन का नाम 


/ गली/ लेन 


क्षेत्र/ परिक्षेत्र 


नगर / शहर/जिला 


राज्य 


पिन कोड 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI _ SEc . 3( 21 


5 . संदत्त वेतन और उस पर कर्मचारी की ओर से काटे गए कर के ब्यौरे 


201 


| क्रम संख्यांक 


| 202 कर्मचारी का स्थायी खाता संख्यांक ( पेन ) 


203 


| कर्मचारी का नाम 


- 


204 | वह अवधि जिसके लिए उस वित्तीय वर्ष के दौरान 


नियोजित था 


तारीख से 


तारीख तक 


वेतन की कुल रकम उन रकमों को छोड़कर जो स्तंभ 206 


और 207 में दिखाई जानी अपेक्षित है (टिप्पण 1 देखिए) 


| मकान किराया भत्ता और अन्य भत्तों की कुल रकम उस 


सीमा तक जिससे वह कर से प्रभार्य है, [नियम 2क के 


साथ पठित धारा 10 ( 13क ) और धारा 10 (14) देखिए ] 


| परिलब्धियों का मूल्य और कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते | 


में उपाबंध के अनुसार संकलित राशि 


208 । भत्तों और परिलब्धियों की रकम जो छूट प्राप्त दावा की गई 


है और जिन्हें स्तंभ 206 और 207 में सम्मिलित नहीं किया 


गया है 


| स्तंभ 205, 206 और 207 का योग 


210 


धारा 16 (i), 16 (ii) और 16 (iii) के अधीन कुल 


कटौतियां (प्रत्येक कटौती पृथकतः विनिर्दिष्ट करें ) 


| " वेतन " शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय ( स्तंभ 209 में से 


210 घटाएं ) 


212 


टी . डी. एस [ धारा 192 (2ख) के लिए आफर की गई] " 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


वेतन " शीर्ष के अधीन आय से भिन्न किसी अन्य शीर्ष के । 


अधीन आय (जिसके अंतर्गत मकान संपत्ति से हानि भी है) 


213 | सकल कुल आय (स्तंभ 211 और 212 का योग ) 


214 


| कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं को दिए गए दान की बाबत 


धारा 80 छ के अधीन कटौती योग्य रकम 
संदत्त किराए की बाबत धारा 80छछ के अधीन कटोती 


215 


योग्य रकम 


216 


| अध्याय 6क के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन कटौती 


योग्य रकम ( सुसंगत धारा और कटौती की गई रकम का 


उल्लेख करें) 


217 | अध्याय 6क के अधीन कटौती योग्य कुल रकम (स्तंभ 


214, 215और 216 का योग) 


218 | कर योग्य कुल आय ( स्तंभ 213 में से स्तंभ 217 घटाएं) 


219 | कुल आय पर आय कर 


220 जीवन बीमा प्रीमियम, सामान्य भविष्य निधि आदि में 


अभिदाय पर धारा 88 के अधीन आय कर छूट ( टिप्पण 2 


देखिए) 


221 


| धारा 88ख के अधीन आय कर छूट 


222 


| धारा 88ग के अधीन आय कर छूट 


223 


कुल संदेय आय कर (स्तंभ 219 में से स्तंभ 220, 221 और | 


222 का योग घटाएं ) और उस पर अधिभार 


224 


धारा 89 के अधीन आय कर राहत , जब वेतन आदि का 


संदाय बकाया अथवा अग्रिम के रूप में किया गया हो 


225 | कुल संदेय आय करं (स्तंभ 223 में से स्तंभ 224 को 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II — SEC .3(0)1 


घटाएं) 


226 1 स्रोत पर काटा गया कर- आय कर 


227 | स्रोत पर काटा गया कर अधिभार 


228 | स्रोत पर काटा गया कुल आय कर (स्तंभ 226 और स्तंभ 


227 का योग ) 


229 | संदेय /प्रतिदेय कर (स्तंभ 225 और 228 का अंतर) 


230 | टिप्पणियां (टिप्प्ण 3 और 4 देखिए ) 


6. कटौती किए गए और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का विवरण 
क्र . सं . | कटौती की गई रकम बैंक द्वारा दिया गया अंतरण | अंतरण वाउचर/ चालान | बैंक शाखा कोड 


वाउचर / चालान सं . 


की तारीख 


(231 ) | ( 232) 


( 233 ) 


( 234 ) 


( 235 ) 


टिप्पा - यहां सरकारी कटौती करने वाले अंतरण /वाउचर की विशिष्टियां दें ; अन्य कटोती करने वाले बैंक में निक्षेप करने 


के संबंध में चालान सं. की विशिष्टियां दें । 


7 . मैं प्रमाणित करता हूँ कि : 


(i) 


उपर्युक्त विवरणी में. ...............................तक क्रम संख्यांकित................ पृष्ठ हैं और 
सभी................(संख्या दीजिए) कर्मचारियों की बाबत विहित प्रविष्टियां दी गई हैं । 


( ii ) 


उपर्युक्त विवरणी में ..................द्वारा उन सभी व्यक्तियों को संदत्त “ वेतन " शीर्ष के अधीन प्रभार्य 


- ovi. 


. 


. 


..........4A4tri 


" 


[ भाग 1 - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कुल रकम के पूर्ण ब्यौर हैं जिनकी “ वेतन " शीर्ष के अधीन उस वर्ष की आय उस अधिकतम रकम से 


अधिक है जो उस वर्ष के वित्त अधिनियम के अधीन कराधेय नहीं है । 


(iii ) 


स्तंभ 226 में दर्शाई गई कर की रकम केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है और उसकी 


प्रविष्टियां मद संख्या 6 में ऊपर दी गई हैं 


। 


(iv) 


विवरणी और उपाबंध में दी गई सभी प्रविष्टियां सहीं हैं 


स्थान.. .. 


तारीख.. 


वेतन का भुगतान करने के लिए 


उत्तरदायी नियोजक / 


व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर 


पदाभिधान ... ............. 


टिप्पण : 


1. वेतन के अंतर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन , उपदान , फीस, कमीशन , बोनस अतिरिक्त परिलब्धियां ( अनिवार्य निक्षेप) 


अधिनियम , 1974 के अधीन निक्षिप्त रकम का प्रतिदाय या वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त लाभ जिसके 


अंतर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में दिए गए संदाय, वेतन का अग्रिम संदाय या " वेतन " शीर्ष के अधीन 


आय कर से प्रभार्य अन्य राशियां भी हैं ; 


2. जहां नियोजक किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि के लिए कर्मचारी के किन्हीं अभिदायों की कटौती कर्मचारी को । 


संदत्त परिलब्धियों में से करता है या उसकी ओर से उनका संदाय करता है वहां ऐसी सभी कटौतियां या संदाय विवरणी 


में शामिल किए जाने चाहिए । 
3. जहां धारा 197 (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर कर की कटौती निम्नतर दर 


पर की गई है या कर की कटौती ही नहीं की गई है वहां उसका उल्लेख इस स्तंभ में किया जाना चाहिए और इस . 


विवरणी के साथ इस आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए । 


4. कृपया प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक स्तंभ का योग दर्ज कीजिए | 


२ / 7967/03- - २ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


उपाबंध 


31 मार्च.......... को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में परिलब्धियों के मूल्य और कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में 


अनुवृद्धि की रकमों की विशिष्टियां 


236 


| कर्मचारी का नाम 


237 


प्ररूप सं . 24 में कर्मचारी की क्रम संख्या 


238 


सज्जित वास सुविधा की दशा में , 


| नियोजक द्वारा दी गई 


239 


वास सुविधा सज्जारहित | जहां सज्जित | किराया मुक्त -वास सुविधा 


होने की दशा में मूल्य | वास सुविधा 


का मूल्य या वास सुविधा 


240 


फर्नीचर (जिसके 


दी गई है । 


किराए में दी गई रियायत 


अंतर्गत टेलिविजन सेट, 


का मूल्य 


रेडियो सेट रेफ्रिजरेटर 


(संगणना का आधार 


गृहस्थी के अन्य साधित्र 


दीजिए) 


और वातानुकूलन संयंत्र 


या उपस्कर भी है) की 


लागत 


241 


फर्नीचर का परिलब्धि 


मूल्य ( स्तंभ 240 का 10 


प्रतिशत ) 


242 


स्तंभ 239 और 241 का 


योग 


243 


कर्मचारी द्वारा संदत्त 


किराया यदि कोई है 


[ भाग - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


244 


परिलब्धियों का मूल्य 


( यथा लागू स्तंभ 238 


में से स्तंभ 247 घटाकर 


या स्तंभ 242 में से स्तंभ 


243 घटाकर) 


245 


जहां नियोजक द्वारा 


वाहन के लिए गाड़ी 


मुफ्त दी गई या रियायती 


दरों पर दी गई या जहां 


कर्मचारी को नियोजक 


के स्वामित्वाधीन या 


उसके द्वारा किराए पर 


ली गई एक या अधिक 


मोटरकारों का उपयोग 


करने की अनुज्ञा दी गई 


है या जहां नियोजक 


कर्मचारी के स्वामित्व 


वाली मोटरका के चालू 


खर्च उपगत करता है, 


वहां सारी ऐसी 


परिलब्धियों का 


अनुमानित मूल्य ( ब्यौरे 


दीजिए) 


246 


कर्मचारी को दी गई 


घरेलू और वैयक्तिक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTIESEL . 3( 1)] 


सेवाओं के लिए 


नियोजक द्वारा संदत्त 


पारिश्रमिक ( ब्यौरे 


दीजिए ) 


247 


गृह छुट्टी के समय 


मुफ्त यात्रा के लिए या 


रियायत की दरों पर 


यात्रा व्ययों का और 


अन्य यात्रा का मूल्य उस 


सीमा तक जहां तक 


आय कर से प्रभार्य हैं 


( ब्यौरे दीजिए ) 


248 


नियोजक द्वारा मुफ्त या 


रियायती दरों पर दिए 


गए ऐसे फायदे या 


सुविधाओं का अनुमानित 


मूल्य जो विर्ती स्तंभों 


में सम्मिाननहीं किर 


गया है (ब्यौरे दीजिए) 


249 


मान्यता प्राप्त भविष्य 


निधि में नियोजक द्वारा 


किए गए अभिदाय जो 


कर्मचारी के वेतन की 


12 प्रतिशत से अधिक है 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


250 


मान्यता प्राप्त भविष्य 


निधि में निर्धारिति के 


खाते में जमा की गई 


ब्याज की रकम जो 


केन्द्रीय सरकार द्वारा 


नियत दर से अधिक है 


251 


स्तंभ 244 से 250 तक 


का योग प्ररूप सं. 24 


के स्तंभ 207 में ले 


जाया गया 


स्थान .. . .. . 


तारीख .. 


वेतन का 


भुगतान करने के लिए 


उत्तरदायी नियोजक / व्यक्ति का , 


नाम और हस्ताक्षर 


पदाभिधान ....... 


( आ ) प्ररूप सं. 25 का लोप किया जाएगा ; 


( इ) प्ररूप सं. 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTIL - SEC. 3(i ] 


फार्म सं. 26 


( धारा 193, 194 , 194क, 194ख, 194खख, 194 ग, 194घ, 194डङ, 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 1941 , 194ट और नियम 


37 देखिए) 


आय- कर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के अधीन 31 मार्च,............... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वेतन से 


भिन्न सभी संदायों की बाबत कर की कटौती की वार्षिक विवरणी 


1. कर की कटौती करने वाले व्यक्ति की विशिष्टियां 


( क ) नाम 


( ख) पता : फ्लैट /मकान /ब्लाक सं0/ परिसर/ भवन / 


सड़क / स्ट्रीट/ लेन / क्षेत्र / अवस्थान / नगर /जिला / शहर/ राज्य का नाम 


( ग) कर कटौती खाता सं. 


( घ) स्थायी खाता सं . 


2. * क्या कर कटौती करने वाले व्यक्ति का पता बदल गया है, जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं 


हां 


नहीं 


3. नियम 30 के साथ पठित धारा 204 के अर्थांतर्गत यथा परिभाषित प्रास्थिति जो लागू हो उस पर का निशान 


लगाएं : 


केन्द्रीय सरकार 


अन्य 


4 . ( क) कृपया उस वर्ष के दौरान जिससे आय- कर अधिनियम 1961 के अधीन आपके द्वारा स्रोत पर कटौती किया जाना 


अपेक्षित है, किए गए संदाय ( " वेतन ” से भिन्न) की धारा और प्रकार उपदर्शित करने वाले नीचे कोष्ठों पर • का 


निशान लगाएं 


193 


194 


1943 1942 


194ख 


194खख 194 ग 


रखरख 


1941 


194डङ 


दादा 


194च 


1947 


194ज 


194झ 


1941 


194ट 


( ख) ऊपर मद ( क) में उपदर्शित संदाय के प्रत्येक प्रकार जैसे ब्याज, किराया, कमीशन के लिए संलग्न प्रोफार्मा के 
अनुसार पृथक उपबंधों में सूचना दें 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5. काटे गए और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कर के ब्यौरे 


क्र . सं. धारा कोड 


कटौती की गई 


अंतरण वाउचर/बैंक 


अंतरण वाउचर 


बैंक शाखा कोड 


रकम 


द्वारा दी गई चालान सं. चालान की तारीख 


095 _ 096 


095 


096 


0 97 


097 


098 


098 


100 


099 


100 


T 


टिप्पण - जहां सरकार द्वारा या उसकी ओर से कटौती की जाती है, अंतरण , वाउचरों की विशिष्टियां दें ; अन्य कटौती 


करने वाले बैंक में निक्षेप किए जाने के संबंध में चालान सं . की विशिष्टियां दें । 


सत्यापन 


प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं । 


स्थान 


स्रोत पर कटौती करने के लिए 


उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर 


तारीख 


स्रोत पर कटौती करने के लिए 


उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और 


पदाभिधान 


. 


* यदि पता बदल गया है तो स्तंभ 1 ( ख ) में बदला हुआ पता दें | 


उपाबंध 


वित्तीय 
वर्ष 
के 
दौरान 
संदत्त 
/ 
जमा 
खाते 
. 
. 


. 
के 
और 
आय 
- 
कर 
अधिनियम 
, 
1961 
की 
धारा 
- 
- 
- 
- 
- 


- 
के 
अधीन 
स्रोत 
पर 
कटौती 
किए 
गए 
कर 
के 
ब्यौरे 
: 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


|जिस 


जिस 


जिस 


संदायकी|वहतारीख।वहदर 


कटौती 


वहतारीख|वहतारीख|बैंकशाखा|बैंकद्वारा 


करकटौतीकरकीकोई। 


व्यक्ति 
की 
व्यक्ति 
की 
। 
व्यक्ति 
की 
। 
रकम 
( 
रुपए 
) 
| 
जिसको 


|जिसपरकर|किएगए|जिसको|जिसको 


कोड 


दी 
गई 


PP 


प्रमाण 
पत्र 
| 
कटौती 
न 


कटौती 


कटौती 
की 
कटौती 
की 


राशि 


की 
कटौती 
| 
कर 
की 


| 
कर 
की 


केन्द्रीय 


चालानसं.|देनेकी 


करने 
/ 
निम्नतर 


कीगई 


| 
गई 
उसका 
| 
गई 
उसका 


संदत्त 
/ 
जमा 
| 
की 
गई 


रकम 
( 
रुपए 
) 
कटौती 
की 
| 
सरकार 
के 


तारीख 


कटौती 
के 


उसका 


स्थायी 


| 
नाम 
और 


की 
गई 


गई 


खाते 
में 


लिए 
कारण 
, 


कोड 


खाता 


पता 
( 
यदि 


कर 
संदत्त 


यदि 
कोई 
हो 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


सं 
. 
( 
पेन 
) 


| 
पेन 
का 


कियागया 


उल्लेख 


किया 
जाता 


है 
तो 
पता 


देने 
की 


| PARTII - SEC . 3( 6)]] 


आश्यकता 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


नहींहै) 


२/7944/63 - 3 


101 


102 


103 


104 


|.105 


106 


| 
107 


108 


109 


110 


111 


|112 


113 


(10) 


| 
( 
11 
) 


1 
( 
12 
) 


| 
( 
13 
) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण 


(1)कृपयासंदायकीप्रकृतिजैसेब्याज,किराया,संविदासंदायआदिकाउल्लेखकरें। 


(2)कृपयाधाराओंकेअधीनकीगईकटौतियोंकेलिएपृथकउपाबंधोंकाउपयोगकरें। 


(3)कंपनियोंकेलिए01कंपनियोंसेभिन्न02जिसकीकटौतीकीगईहै,उसकाकोड01दर्जकरें। 


(4)जहांसरकारद्वारायाउसकीओरसेकटौतीकीजातीहै,स्तंभ(9)मेंअंतरणवाउचरसं.दर्जकीजाए 


(5)यदिधारा197केअधीनप्रमाणपत्रकेलेखे"निम्नतरकटौती"या"कोईकटौंतीनहींहै"तो"क"लिखें 


18 


यदिधारा197ककेअधीनघोषणाकेलेखेकोईकटौतीनहींहैतो"ख"लिखें 


(6)यदिआवश्यकहोकृपयाउपरोक्तफार्मेटमेंसंदायकेपूरेब्यौरेदेनेकेलिएअतिरिक्तपृष्ठोंकाउपयोगकरें। 


कृपयासभीपृष्ठोंपरचालूक्रमसंख्यांकदें 


स्रोतपरकटौतीकरनेकेलिएउत्तरदायीव्यक्तिकेहस्ताक्षर........ 


स्रोतपरकटौतीकरनेकेलिएउत्तरदायीव्यक्तिकानामऔरपदाभिधान...... 


(ई)प्ररूपसं.26क,26ख,26खख,26ग26घ,26ङ,26च,26छ,26ज,26झ,26ञऔर26टकालोपकियाजाएगा। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ 
अधिसूचना 
सं 
. 
184 
/ 
2003 
/ 
फा 
. 
सं 
. 
62 
/ 
एफबी 
/ 
2003 
- 
टीपीएल 
] 

दीपिकामित्तल,अवरसचिव 


पादटिप्पन:-मूलनियमअधिसूचनासं.का.आ.969.(अ)तारीख26मार्च,1962द्वाराप्रकाशितकिएगएथेऔरअधिसूचनासं.का.आ.सं.855(अ),तारीख25-7-2003द्वारा। 


[ PART II - SEC. 3( i) ] 


आय-कर(दसवांसंशोधन)नियम,2003द्वाराअंतिमसंशोधनकिएगए। 


( 471 II - GU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
( Central Board of Direct Taxes ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st July , 2003 

INCOME -TAX 


S . O . 878 (E ) – In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the 
following rules further to amend the Income- tax Rules , 1962, namely : 


1. 


(1 ) 


(2 ) 


These rules may be called the Income-tax ( 12th Amendment) Rules , 
2003 
They shall come into force from the date of publication in the 
Official Gazette . 


2 . 


In the Income- tax Rules, 1962, 


(a ) 


in Part V1, 


(A ) in rule 30 , for sub - rule ( 1), the following sub -rule shall be 
substituted , namely: 


( 1 ) All sums deducted in accordance with the provisions of sections 192 
to 194 , section 194A , section 1948 , section 194BB , section 194C , section 
1940 , section 194E , section 194EE , section 194F , section 194G , section 
194H , section 194 -1, section 1943, section 194K , section 195 , section 
196A , section 196B , section 196C and section 196D shall be paid to the 
credit of the CentralGovernment 


(a ) in the case of deduction by or on behalf of the Government, on the 

same day; 


(b ) in the case of deduction by or on behalf of persons other than those . 

mentioned in clause (a ), 
(0) in respect of sums deducted in accordance with the 
provisions of section 193 , section 194A , section 194C , section 
194D , section 194E , section 194G , section 194H , section 194 - 1, 
section 1943, section 195 , section 196A , section 196B , section 
196C and section 196D -- 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- SEÇ. 3( )) 


( 1) where the income by way of interest on securities 
referred to in section 193 or the income by way of interest 
referred to in section 194A or the sum referred to in section 
1940 or the income by way of insurance commission 
referred to in section 194D or the payment to non -resident 
sportsmen or sports associations referred to in section 194E 
or the income by way of commission , remuneration or prize 
on sale of lottery tickets referred to in section 194G or the 
income by way of commission or brokerage referred to in 
section 194H or the income by way of rent referred to in 
section 194 -) or the income by way of fees for professional 
or technical services referred to in section 1943 or the 
interest or any other sum referred to in section 195 or the 
income of a foreign company referred to in sub -section (2 ) of 
section 196A or the income from units referred to in section 
196B or the income from foreign currency bonds or shares of 
an Indian company referred to in section 196C or the income 
of Foreign Institutional Investors from securities referred to in 
section 196D is credited by a person to the account of the 
payee as on the date up to which the accounts of such 
person are made , within two months of the expiration of the 
month in which that date falls ; 


(2 ) in any other case , within one week from the last day 
of the month in which the deduction is made; and 


( ii) in respect of sums deducted in accordance with the other 
provisions within one week from the last day of the month in which 
the deduction is made : 
Provided that the Assessing Officer may , in special cases , and 
with the approval of the Joint Commissioner , 


(a ) in cases falling under sub - clause (i), permit any person to 
pay the income - tax deducted from any income by way of interest , 
other than income by way of interest on securities or any income by 
way of insurance commission or any income by way of commission 
or brokerage referred to in section 194H quarterly on July 15 , 
October 15 , January 15 and April 15 , and 


(b ) in cases falling under sub -clause ( ii), permit an employer to 
pay income- tax deducted from any income chargeable under the 
head “ Salaries” quarterly on June 15 , September 15 , Decer her 15 
and March 15 . ; 


( YM I - W463( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


_ 21 


(B ) in rule 37, for the Table , the following Table shall be substituted , 
namely : 


TABLE 


SI.No. 


Nature of returns 


Form No. Month 


(2) 


(3) 


24 


June 


Annual return of deduction of tax under 
section 192 from " Salaries " 


26 


June. ; 


Annual return of deduction of tax under 
section 193 from " interest on securities ", 
under section 194 from " Dividends", under 
section 194A from " Interest other than 
interest on securities", under section 194B 
from "Winnings from lotteries or crossword 
puzzles ", under section 194BB from 
"Winnings from horse races ", under section 
194C from " Payments to any contractor or 
sub - contractor", under section 194D from 
" Insurance commission ", under section 
194EE from " Payments in respect of 
deposits under National Savings Scheme, 
etc.", under section 194F from " Payments on 
account of repurchase of units by Mutual 
Fund or. Unit Trust of India ", under section 
194G from "Commission , etc ., on sale of 
lottery tickets ", under section 194H from 
“ Commission or brokerage ", under section 
194 -1 from "Rent", under section 194J from 
" Fees for professional or technical services " 
and under section 194K from " Income in 
respect of units " . 


(b ) 


in Appendix II, 


(A ) 


for Form No. 24 , the following Form shall be substituted , namely : 


22 


FORMNO.24 


- 


[Seesection192andrule37] Annualreturnof"Salaries"undersection206oftheincome-taxAct,1961fortheyearending31stMarch....... 


1.(a)TaxDeductionAccountNo. 


4.(a)Nameofthepersonresponsible 

forpayingsalary(ifnottheemployer) 


(b)PermanentAccountNo. 


(b)Addressofthepersonresponsible 


forpayingsalary 


2.(a)NameoftheEmployer 


(b)AddressoftheEmployer 


Flat/Door/BlockNumber 


Flat/Door/BlockNumber 


NameofthePremises/Building 


NameofthePremises/Building 


Road/StreetLane 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Road/StreetLane 


Area/Locality 


Area/Locality 


Town/City/District 


IMMITT 


Town/City/District 


State 


State 


PinCode 


PinCode 


3.*HasaddressoftheemployerspersonresponsibleforpayingsalarychangedsincefilingthelastreturnTick 


asapplicable 


Employer 


Yes 


No 


PersonResponsibleforpayingsalary 


Yes 


No 


[PARTIB _ SEC. 30 ] 


*Ifaddresshaschangedgivechangedaddressincolumn2(b)/4(b) 


(2013(202) 


SerialNumber ParmenentAccountNumber(PAN)ofthe employee 


(203) 


employeeNameofthe 


Datefrom 


(voz) 


Periodforwhichemployeddur ingthefinancialyear 


DateTo 


5.Detailsofsalarypaidandtaxdeductedthereonfromtheemployees 


(205) 


Totalamountofsalary,excludingemountre quiredtobeshownincolumns206and207 (Setnote1) Totalamountofhouserentallowanceand otharallowancestotheextentchargeableto tax(seesection10(13Areadwithrule2A andsection10(14)] Velueofperquistesandamountofaccretion toEmployee sProvidentFundAccount-asper Annexure Amountofallowancesandperquisites cleimedasexemptandnotincludedincoi umns206and207. 


(902) 


(207) 


(208) 


(209) 


Totalofcolumns205,206and207. 


(210) 


Totaldeductionsundersection16(i).16(ii) and16( iii)(specifyeachdeductionsepa rately) Incomechargeebleunderthehead"Salanes"1 (Column209minus210) 


(211) 


(212) 


Income(includinglossfromhouseproperty) underanyheedotherthanincomeunderthe head"Salaries"offeredforTDS(Section 192(2B)3 


(213) 


Grosstotalincome(Totalofcolumns211and 212) 


(17) 


Amountdeductibleundersection8OGinre spectofdonationstocertainfunds,chari tableinstitutions. 


(215) 


Amountdeductibleundersection80GGin respectofrentspaid 


(216) 


Amountdeductibleunderanyotherprovision ofChepterVI-Aindicaterelevantsectionand amountdeducted) 


TotalamountdeductibleunderChapterVI-A (Totalofcolumns214,215and216) 


(217)(219)(219)(220) 


Totaltaxableincome( Column213minuscol umn217) Income-taxontotalincome 


Incometaxrebateundersection88ontife insurancepremium,contributiontoprovident fundetc.(Seenote2) 


(221) 


IncomeTexRebateundersection88B 


(222) 


incomeTaxRebeteundersection88C 


(223) 


Totalincome-taxpayable(column219mi nustotalofcolumns220,221and222)and surchergethereon 


Incometaxrelietundersection89,when salaryetc.ispaidinarrearorinadvance 


Nettaxpayeble(column223minuscolumn 224) 


( 
BZZ 
) 
Lzz 
( 
9zz 
) 
( 
szz 
) 
( 
tzz 
) 


Taxdeductedatsource-IncomeTax 


Taxdeductedetsource-surcharge 


Totalincome-taxdeductedetsource(To talofcolumns226and227) 


Taxpayable/refundable(Differenceofcol umns225end228) 


(ocz)(627) 


Remerks(SeeNotes3and4) 


Inilable:Ehe 


Pilk 


[(! !)€22-IIWh]" 


24 


6.DetailsoftaxdeductedandpaidtothecreditoftheCentralGovernment 


S.No. 
(231) 


AmountDeducted 

(232) 


TransferVoucher/ChallanNo.givenbyBank 

(233) 


DateofTransferVoucher/Challan 

(234) 


BankBranchCode 


(235) 


Total Note-Governmentdeductorstogiveparticularsoftransfervouchers,otherdeductorstogiveparticularsofchallanno.regardingdepositintobank. 


7.1certifythat: 


theabovereturnconsistsof......pagesseriallynumberedfrom 

andfurnishestheprescribedparticularsinrespectof... .........(givennumber)employees; theabovereturncontainscompletedetailsoftotalamountchargeableunderthehead"Salanes"paidby......toalpersonswhoseincomefortheyearunderthehead"Salaries*exceededthemaximumamountwhichisnot taxableundertheFinanceActoftheyear, theamountoftaxshownincolumn226hasbeenpaidtothecreditoftheCentralGovermentvideparticularsgiveninitemnumber6above. alltheparticularsfumishedintheretumandtheAnnexurearecorrect. 


(iv) 


Place.............. 


Data... 


NameandSignatureoftheemployer/personresponsibleforpayingsalary Designation:..... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Notes: 


1.Salaryincludaswages,annuity,pension,gratuity,fees,commission,bonus,repaymentofamountdepositedundertheAdditionalEmoluments(CompulsoryDeposit)Act,1974,orprofitsinlieuoforinadditiontosalaryorwages,including paymentsmadaatorinconnectionwithterminationofemploymentadvanceofsalaryoranyothersumschargeabletoincorne-taxunderthehead Salaries . 


2.Whereanemployerdeductsfromtheemolumentspaidtoanemployeeorpaysonhisbehalfanycontributionsofthatemployeetoanyapprovedsuperannuationfund,allsuchdeductionsorpaymentsshouldbeincludedinthereturn. 


3.WharataxhasbeendeductedatalowerrateornotaxhasbeendeductedonthebasisofacertificategivenbytheAssessingOfficerundersection197(1),thisshouldbeindicatedinthiscolumnandacopyofsuchordershouldbeattached alongwiththereturn. 


4.Pleaserecordoneverypagethetotalsofeachofthecolumns. 


(PART II 


SBC . 3(ü )] 


h 


80/zoblie 


Place:..... 


NameofEmployed 


(236) 


(237) 


Employee sSerialNo.inFormNo .24 


(C)(B)Date: 

FormNo.25shallbeomitted; forFormNo.26,thefollowingFermshallbesubstituted,namely: 


(238) 


Whereaccommodationisunfurnished 


(cz) 


|Valueasifaccommodationisuntumished 


Costoffurniture (includingTVsets,radiosets,refrigerators,other householdappliancesandair-conditioningplant orequipment 


(240) 


Whereaccommodationisfurnished 


(givebasisofcomputation)fortheacommodationprovidedbytheemployer 

Valueofrent-freeaccomodationorvalueofanyconcessioninrentParticularsofvalueofperquisitesandamountofaccretiontoEmployee sProvidentFundAccountfortheyearending31stMarch..... 

ANNEXURE 


Perquisitevalueoffumiture(10%of Column240) 


(241) 1 1 


TotalofColuirins239and241 


(242) 


Rent ,ifany,paidbytheemployee 


(243) 


(244) 


Valueofperquisite(Column238minusColumn243 orColumn242minusColumn243,asmaybeappli cable) 


(245) 


Whereanyconveyancehasbeenprovidedbythe employerfreeorataconcessionalrateorwherethe employeeisallawedtheuseofoneorinoremotor carsownedorhiredbytheemployerofwherethe employerincurstherunningexpensesofamotor carownedbyemployeesestimatedvalueof perquisiteſgivedetails) 


(246) 


Remunerationpaidbytheemployerfordomestic andpersonalservicesprovidedtotheemployee(give details) 


(247) 


Valueoffreeorconcessionalpassagesonhome leaveandothertravellingtotheextentchargeable totax(givedetails) 


(248) 


Estimatedvalueofanyotherbenefitoramenity providedbytheemplayerfreeofcostorat concessionalratenotincludedinthepreceding calumns(givedetails) 


Designation.......Nameandsignatureofemployer/personresponsibleforpayingsalary 


(249) 


Emplayer scontributiontorecognisedprovident fundinexcessof12%oftheemployee ssalary 


(250) 


Interestcreditedtotheasessee saccountin recognisedprovidentfundinexcessoftherate fixedbyCentralGovernment 


(251) 


Totalofcolumns244to250carriedtocolumn 207ofFormno.24. 


Indikate:ChatteDil 


[( ! ! )90-IIWAT 


97 


FORMNO.26 (Seesections193,194,194A,1948,194B8,194C,194D,194EE,194F,194G,194H,194-1,1941,194Kandrule37) AnnualReturnofdeductionoftaxundersection206ofI.T.Act,1961inrespectofallpaymentsotherthan"Salaries"fortheyearending31stMarch... Particularsofthepersonmakingdeductionoftax (a)Name (b)Address:Flat/Door/BlockNo. 

NameofPremises/Building/ Road/Street/Lane Area/Locality/ Town/District/City 

IIIIIIIIIIIIIIIIPINO State 


(C)TaxDeductionAccountNumber 

(d)PermanentAccountNumber 2.*Hasaddressofthepersonmakingdeductionoftaxchanged 

TickasapplicableYes0No17 3.Statusasdefinedwithinthemeaningofsection204readwithrule30 

TickasapplicableCentralGovt.Others(-7 4.(a)Pleaseticktheboxesbelowindicatingthesectionandtypeofpayment(otherthan"Salaries")madeduringtheyearfromwhichtaxwasrequiredtobedeductedat 

sourcebyyouundertheIncomeTaxAct,1961 

193194194A19401941194019401949194F19451944194|1943194K] 

(b)PleasefurnishinformationinseparateAnnexuresaspertheenclosedproformaforeachtypeofpaymentindicatedinitem(a)above.viz,interest,rent,commissionetc. 5.DetailsoftaxdeductedandpaidtothecreditoftheCentralGovemment S.No.SectionCodeAmountDeductedTransferVoucher/ChallanNogivenbyBankDateofTransferVoucher/Challan 

BankBranchCode (095)(096)(097)(098) 

1099) 

(100) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


|Total benk.Note-WheredeductionismadebyoronbehalfoftheGovernmenttogiveparticularsoftransfervouchers;otherdeductorstogiveparticularsofchallanno.regardingdepositinto 


VERIFICATION herebycertifythatalltheparticularsfurnishedabovearecorrectandcomplete. 


Place: 


Signatureofpersonresponsiblefordeductingtaxatsource Nameanddesignationofpersonresponsiblefordeductingtaxatsource 


Date: 


PARTI Sec. 3(ü ] 


*Ifaddresshaschangedgivechangedaddressincolumn1(b) 


[ HT II - GUG 3 ( ii) ] 


Annexure- 


.......... paid/creditedduringthefinancialyearandoftaxdeductedatsourceundersection? 


Detailsof...... 


I 


IIofIncome-taxAct,1961: 


Autoonfornor 


BankBranchCode 


Doduchu Code 


PermanentAccountNumber 

(PAN)ofdeductos 


NameandAddressofDoducte(Address 

noodnotbegiveniPANamentioned) 


Amountof payment(Rs.) 


Amountoftax 

deducted 


Dateonwhichthux 

deducted 


Dateonwhich mountpaid credited 

99 


I 


Challan numbergiven 

bybank 


Rateat which 

tax deducted 1033 

(6) 


Dateonwhichtax paidtothecreditof CentralGovernment 

DUD 


Dateoffurnishing TaxDeduction 

Certificate UD 

(12) 


IND 


19D 


ODD 


OOD 


towerdeducho 

itany 

110) 313 


TOU 


OP 

(2) 


DOD (11) 


(9) 


(10) 


TID 


U1 


III 


IULIT 

RODIT DODOTTI 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Notes: 


1Pleasestatethenatureofpaymentviz.interest,rent,contractpaymentetc. 2PleaseuseseparateAnnexuresfordeductionsmadeunderdifferentSections. 3PleaseenterDeducteeCode01forcompanies.02for otherthancompanies. 4WheredeductionismadebyoronbehalfoftheGovernment,transfervouchernumbermaybeenteredincolumn(9). 5Write A itthelowerdeduction or nodeductionisonaccountofacertificateunderSection197. 

WriteBitnodeductionisonaccountofdeclarationundersection197A 6Ifnecessary,pleaseuseadditionalsheetstogivefulldetailsofpaymentintheaboveformat.Pleasealsogiverunningserialnumbertoallpages. 


Signatureofpersonresponsiblefordeductingtaxatsource 


Nameanddesignationofpersonresponsiblefordeductingtaxatsource 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II _ SEC.30 ] 


( D ) Form Nos. 26A, 26B , 26BB , 26C , 260 , 26F , 26G , 26H , 

26 -1, 26J and 26K shall be omitted. 


Notification No. 184 /2003 
F .No.62 /FB /2003 - TPL 


[Notification No. 184 /2003/F . No.62/ FB /2003 - TPL ) 

DEEPIKA MITTAL , Under Secy. 


Note . The principal rules were published vide Notification 
No. 9 . 0 . 969( E ), dated the 26th March , 1962 and last amended by 
Income-tax ( 10th Amendment) Rules , 2003 vide Notification S . O . 
No. 855 (E ) dated the 25th July 2003 . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


